1450 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 12, 1983 ( ASAR. 21. 1905 SAKA) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 


दिनांक 28 जून , 1983 


- 


1 . 


सं ० 4 145- रा-11-82/ 21257 . ---पंजाब अग्रक्रय अधिनियम , 191 3, की धारा • 8 की उप -धारा ( 2) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 
इसके द्वारा घोषित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची में वणित भूमि की बिक्री के बारे में जो सर्वश्री : 

अजीत सिंह, कर्म सिंह , प्रीतम सिंह , पुत्र श्री भोला सिंह , पुत्र श्री मंगल सिंह , बराबर भाग ग्यारह (11) 
तथा श्री करनैल सिंह, जरनैल सिंह , पुत्र श्री कन्हैया सिंह, पुत्र श्री मंगल सिंह दो ( 2) भाग गांव 

नवारसी ( लाडवा ) तहसील थानेसर , जिला कुरूक्षेत्र । 
2. धर्म सिंह, कर्म सिंह, जीत सिंह , प्रीतम सिंह , पुत्र श्री भोला सिंह , पुत्र श्री मंगल सिंह तथा श्रीमति 

प्यार कौर, करतार कौर तथा माया कौर, पुत्री श्री भोला सिंह, निवासी गांव नवारसी ( लाडवा ), तहसील 

थानेसर , जिला कुरूक्षेत्र , 
द्वारा दिनांक 7 मई , 1980 को निष्पादित किये गये दो रजिस्ट्री कृत बिक्रय बिलेखों द्वारा मै ० बंसल राईस एण्ड जनरल मिल्ज़ 
लाडवा , तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र को राईस शैलर उद्योग स्थापित करने के प्रयोजन के लिये बेची गई थी , अग्रक्रय 
( हकशुफा ) का कोई अधिकार नहीं होगा : 

अनुसूची 


4 


राईस शैलर के क्षेत्र का ब्यौरा 


जिला 


तहसील 


राजस्व सम्पदा 


खेवट 
सं ० 


खातौनी 
सं ० 


. 


खसरा - सं ० 


क्षेत्रफल 


क ० 


म ० 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


गांव नवारसी 


109 


226 


7 


00 


6 16 


86/22 
23/1 
23/2 
94/9/1 


1 


04 


263 


496 


3 06 


जोड़ 


18 


06 


फुल . 18 कनाल 6 मरला 


No. 4145 - R - 11-82 / 21257.- In oxercise of the powers conferred by sub-scction (2 ) of section 8 of 
the Punjab Pre-emption Act, 1913 , the Governor of Haryana hereby declares that no right of 
pre- emption sh :Il exist with respect to the sale of th : lind describid in the Schedulə given below , 
made by Survshri : 


1. Ajit Singh , Karam Singh , Pritam Singh , sons of Shri Bhola Singh , son of Shri Mangal Singh , 

equal share 11 and Shri Karnail Singh , Jarnail Singh , sons of Shri Kanahya Singh , son of Shri 
Mangal Singh , cqual share 2, village Nwarsi (Ladwa ) tehsil Thanesar, district Kurukshetra ; 


2. Dharam Singh , Kalam Sirgh , Jit Singh , Pritam Singh , scns of Shri Bhola Singh , son of 

ShriMangal Singh and Shrimati Pyar Kaur, Kartar Kaur and Maja Kaur Daughters of 
Shri Bhola Singh , resident of villa ge Nwarsi (Ladwa), tensil Thanosai, district Kurukshetra ; 


by two registered sale deeds executed on 7th May, 1980 in fayour of M / s Bansal Rice and 
GeneralMills, Ladwa , tehsil Thanesar, district Kurukshetra, for the purposes of setting up a Rice Shelles : 
Industry . 


} 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ., JULY 12, 1983 (ASAR . 21, 1905 SAKA ) 


1451 


SCHEDULE 


District 


Tehsil 


Revenue 
Estate 


Description of the area comprising 

Rice Sheller 


Khasra No. 


Area 


Khewat 
No. 


Khaton : 
No. 


K. M , 


Kurukshetra 


Thanesar 


Nwarsi 


109 


226 


86/22 


7.00 


23/1 


6-16 


23/2 


1-04 


263 


496 


94/9/2 


3-06 


/ 


Total 


18–06 


18 Kanals and 6 marlas in all 


L. C. GUPTA , 


r 


Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department . 


DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE SCHEDULED 
CASTE & BACKWARD CLASSES , HARYANA , 


The 25th June, 1983 


No. 2464-SW (4) -83. — Whereas it appears to the Governor of Haryana that land described in the 
specification below is required for a public purpose , namely, for the construction of Słce Factory , 
in village Phoose Garh by Haryana Harijan Kalyan Nigam Limited in the area of Tehsil Karnal, 
District Karnal, 


w 


And whereas in pursuance of the provisions of section of the 4 said Act the Governor of 
Haryana is satisfied that the said land is required for the aforesaid purpose, it is hereby notified 
that the Land described in the specification below is likely to be required for the aforesaid purpose 
and the Land Aquisition Collector - Cum - Sub -Divisional Officer, ( Civil), Karnal shall cause public notice 
of the substance of this notification to be given at convenient places in the locality . 


This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 
for the information of all to whom it may concern , 


1894 , 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby 
authorises the officers with their servants and worken for the time being engaged in the under 
taking, to enter , upon and survey the land in the locality 

the locality and to do all other acts required or 
permitted by that section . 


Further, whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land is urgently required for the 
installation of shoe manufactoring factory, Haryana Harijan Kalyan Nigam Limited at Phoose Gar village 
which is of an urgent importance within the meaning of clause ) of sub -section (2 ) of section 
17 of the said Act and whereas the Governor of Haryana is of the opinion that the provisions 
of sub - section (2 ) of the said section are thus applicable , it is hereby directed under sab -section (4) of section 
17 of the said Act that the provisions of section 5 - A of said Act shall not apply in regard 

to the acquisition . 


1 


- 


1452 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 12, 1983 (ASAR : 21, 1905 SAKA) 


| PART I 


SPECIFICATION 


2 . 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Rakba 


Village / 
Locality and 
Hadbast No. 


Area 
in 
Acres 


44 


Karnal 


Karnal 


4. Acres , 


4-00 


Phoose Garh 
Village 


1 Maria 


25/1 
44 


1-11 - 


15/1 


44 


4--00 


16/1 


45 


8.00 


21 


45 


5–16 


20 


45 


1-19 


27/1/2 


45 


0-14 


27/2/2 


45 


0-14 


27/2/3 


49 


30–9 


5/1 
48 


1-18 


1/1 


Total 


32-1 


4. Acres and 1 Marla 


The 23rd June , 1983 


No. 2468 -SW (4 ) -83 . - The Governor of Haryana is pleased to constitute an Advisory committee 
for running the State After Care Home for Girls and to rehabilitate the inmates at Karnal. The compo 
sition of the Committee will be as. under : 


1. Deputy Commissioner; Karnal 


Chairman . 


2. Superintendent of Police, Karnal 


Member 


3. Chief Medical Officer , Karoal 


Do 


4. District Attorney, Karnal 


Do 


5. Mrs. Shanta Ranga , Advocate, Karnal 


Do 


, 


PART II 


HARYANA GOVT GAZ , JULY 12 , 1983 (ASAR . 21, 1905 SAKA) 


1453 


Member 


6. Shrimati" Seeta Rani, Congress Social 

Worker, Panipat 


7. Superintendent, State After Care Home, Karnal .. Member , Secretary. 


- 


2. This Committee shall extend help in case of admissions of inmates, their rehabilitations and 
in training programme etc. The Committee would mcet once in every quarter . The headquarter of the 
Committee will be at Karnal. 


. 


The Committee will function so long State After Care Home is in existence . The quorum of 
the Committee will be three members. 

3. The Chairman /Members of the Committee will draw TA /DA in accordance with their entitle 
ment from their respective Department , The Non- official members shall draw TA/ DA from Suprin 
tendent , State After Care Home , Karnal 

S.K. SHARMA, 


Commissioner and Secretary to Government, Haryana ; 

Social Welfare Department . 


श्रम विभाग 


दिनांक 30 जून , 1983 


12/14 6/80 3-श्रम . -पंजाब प्रौद्योगिक स्थापना ( राष्ट्रीय तथाउत्सव अवकाश दिन और आकस्मिक तथा बीमारी 
छुट्टी अधिनियम , 1965 1965 का पंजाव अधिनियम 14) की धारा 7 को उपधारा (1 ) द्वारा प्रदान की गईं शक्तियों 
का तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, श्रम विभाग 
की इस निमित्त जारी की गई अन्य सभी पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए हरियाणा के राज्यपाल · इसके द्वारा नीचे 
दी गई सारणी के खाना 2 में यथा विनिर्दिष्ट श्रम विभाग, हरियाणा के निम्नलिखित अधिकारियों/पदाधिकारियों को उसके 
खाना 3 में प्रत्येक के सामने यया विनिर्दिष्ट उनकी संबंधित अधिकारिता सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए निरीक्षक नियुक्त करते हैं : 


- 


सारणी 


क्रम संख्या 


पदनाम 


अधिकारिता सीमा 


. 


1 


.2 


3 


1 


श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ 


2 मुख्य सुलह अधिकारी तथा संयुक्त श्रम , 

आयुक्त , हरियाणा 


3 


अपर मुख्य कारखाना निरीक्षक , हरियाणा 


4 प्रमाणकर्ता सर्जन, हरियाणा 


समस्त हरियाणा राज्य 


on 


उम श्रम आयुक्त , हरियाणा , 


6 


उप मुख्य कारखाना निरीक्षक , हरियाणा 
7 आंकड़ा अधिकारी (श्रम ) 


- 


-- 


1454 


HARYANA GOVT GAZ., JULY 12 , 1983 ( ASAR 21 , 1905 SAKA) 


| PARTI 


क्रम संख्या 


पदनाम 


अधिकारिता सीमा 


1 


2 


3 


श्रम निरीक्षक ( मुख्यालय ) 


.9 


उप - श्रम आयुक्त , फरीदाबाद 
10 उप - श्रम अायुक्त, सोनीपत 


जिला फरीदाबाद । 
जिला सोनीपत , रोहतक , भिवानी, जीन्द, गुड़गांव तथा 
महेन्द्रगढ़ 
अम्बाला जिले की जगाधरी तहसील 


11 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी 
यमुना नगर 
श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, 
अम्बाला 


12 


जिला अम्बाला ( जगाधरी ) तहसील को छोड़ कर जिला 
कुरुक्षेत्र 


13 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, 
पानीपत 


जिला करनाल 


14 


जिला सोनीपत 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , 
सोनीपत 


जिला रोहतक ! 


16 श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, 

रोहतक 


18 श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , 

भिवानी 


जिला भिवानी तथा जींद 


17 


जिला हिसार तथा सिरसा 


श्रिला महेन्द्रगढ़ तथा गुड़गांव 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, 

हिसार 
18 श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, 

गुड़गांव 
19 श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , 

सर्कल -1, फरीदाबाद 


. 


20 श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, 

सर्कल-II , फरीदाबाद 


21 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, 
बल्लभगढ़ , सर्कल , फरीदाबाद 


जिला फरीदाबाद के फरीदाबाद संव्यूह के सेक्टर 11 से 15 
15 - ए से 16 , 16 - ए , 17 से 21 , 27 - ए से 27 - डी 
और सैक्टर 28 से 37 
फरीदाबाद जिला के फरीदाबाद संव्यूह के सैक्टर 1 से 5 का 

अड़ोस - पड़ोस , प्रैस कालोनी, पंजाबी कालोनी , सैक्टर -24 
इण्डस्ट्रीयल एरिया , फरीदाबाद तथा नया प्रौद्योगिक नगर क्षेत्र 
फरीदाबाद संव्यूह सेक्टर-1 से 10, 22 , 

से 10, 22, 23 , 25, 26 
मथुरा रोड़ के दोनो ओर तथा फरीदाबाद जिले का पलवल 
तथा गडोर टूल्ज़ ( इन्डिया ) लि ० से बल्लभगढ़ की ओर 
बल्लभगढ़ की अंतिम चुगी तक स्थिततम उपमण्डल 
अम्बाला जिले का अम्बाला छावनी बोर्ड अम्बाला सदर नगर 
पालिकासमिति का क्षेत्र तथा देहली. मार्ग की टांगरी पुल तक 
जीटी रोड का क्षेत्र 


22 श्रम निरीक्षक, अम्बाला छावनी 


23 श्रम निरीक्षक , अम्बाला शहर 


अम्बाला तहसील ( श्रम निरीक्षक अम्बाला छावनी के क्षेत्र को 
छोड़ कर ) 


- 


AL 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 12, 1983 (ASAR 21 , 1905 SAKA ) 


1455 


क्रम संख्या 


पदनाम 


अधिकारिता सीमा 


1 


3 


24 श्रम निरीक्षका, पंचकूला 

श्रम निरीक्षक , जगाधरी 


25 


26 श्रम निरीक्षक , 

यमुनानगर 
27 श्रम निरीक्षक , सर्कल- I कारलाल 


अम्बाला जिले की कालका तथा नारायणगढ़ , तहसीलें 
अम्बाला जिले की जगाधरी तहसील , नगरपालिका यम नानगर के 
क्षेत्र को छोड़ कर 
नगरपालिका यमुनानगर का क्षेत्र 
नगर पालिका , करनाल का क्षेत्र 
ज़िला करनाल , करनाल में करनाल की स्थानीय सीमाओं करनाल 
तहसील के घरौंडा शहर पोर करनाल जिले की पानीपत तहसील 
को छोड़ कर 
पानीपत शहर का पूर्वी क्षेत्र जो अम्बाला दिल्ली रेलवे लाईन से 
विभाजित है तथा जिला करनाल को पानीपत तहसील का 
समालखा शहर 


28 


श्रम निरीक्षक, सर्कल-II करनाल 


29 श्रमनिरीक्षक , सर्कल- I , पानीपत 


30 श्रम निरीक्षक , सर्कल - पानीपत 


पानीपत तहसील श्रम निरीक्षक पानीपत सर्कल -1 के क्षेत्र को 
तथी करनाल जिले की करनाल तहसील के घरोंडा शहर को 
छोड़ कर 


31 


श्रमनिरीक्षक , जीन्द 


जीन्द जिले की जीन्द तहसील 


32 


श्रम निरीक्षक , नरवाना 


जींद जिले की . नरवाना तथा सफीदो तहसीलें 


33 


श्रम निरीक्षक , हिसार 


हिसार जिले को हिसार तहसील वरबालां तथा उक्लानां 
शहरों को छोड़ कर 


34 


श्रम निरीक्षयः , हांसी 


हिसार जिले की हांसो तहसील तथा हिसार तहसील के बरवाला 
तथा उक्लाना शहर 


35. श्रम निरीक्षक , भिवानी 


भिवानी जिला भिवानी जिले की चरखीदादरी तथा लोहारू 
तहसीलों को छोड़ कर । 


36 


श्रम निरीक्षक , सिरसा 


जिला सिरसा 


37 


श्रम निरीक्षक, फतेहबाद 
श्रम निरीक्षक , सर्कल- I , रोहतक ।। 


हिसार जिले की फतेहबाद तथा टोहाना तहसीलें 
रोहतक जिले की रोहतक तहसील । 


38 


39 


श्रम निरीक्षक, सर्कल- II , रोहतक । 


रोहतक: जिले की झज्जर तथा मेहमत तहसीलें । 


40 


श्रम निरीक्षक , सर्कल -1 , सोनीपत 


सोनीपत जिले की सोनीपत तहसील ( नगरपालिका सोनीपत के 
क्षेत्र को छोड़ कर) गोहाना तथां गन्नोर उप तहसील 
सोनीपत की नगर पालिका सीमाएं 


41 


श्रम निरीक्षक , सकल- II , सोनीपत 


42 


श्रम निरीक्षक , वहादुरगढ़ । 


रोहतक जिले की बहादुरगढ़ तहसील का क्षेत्र 


43 


श्रम निरीक्षक , नारनोल 


महेन्द्रगढ़ जिले की नारनोल तहसील 
भिवानी जिले की चरखी दादरीता लोहारू तहसीलों के क्षेत्र 


श्रम निरीक्षक चरखी दादरी 


- 


. 


1456 


HARYANA GOVT . GAZ.,. JULY 12 , 1983 ( ASAR. 21 , 1905 SAKA) 


[ PART I 


क्रम संख्या 


पदनाम 


अधिकारिता सीमा 


1 


2 


3 


45 श्रम निरीक्षक , महेन्द्रगढ़ 
46 श्रम निरीक्षक , रिवाड़ी 


महेन्द्र गढ़ जिले की महेन्द्रगढ़ तहसील 
महेन्द्रगढ़ जिले की रिवाड़ी तथा बांवल तहसीलें 


47 


श्रम निरीक्षक , गुड़गांव । 


गुड़गांव जिले की गुड़गांव नूह और फिरोजपुर झिरका तहसीले 


48 


श्रम निरीक्षक, सर्कल- J, फरीदाबाद 


मथुरा रोड पर दिल्ली सीमा क्षेत्र से होली 3 इन तक की दाई 
ओर का भाग तथा फरीदाबाद जिले के नए औद्योगिक नगर 
फरीदाबाद के क्षेत्र 4 तथा 5 का अड़ोस - पड़ोस । , 

संन्यूह के सैक्टर नं ० 1 से 3 का प्राडोस -पास प्रेस कालोनी 
पंजाबी कालोनी और नए प्रौद्योगिक नगर फरीदाबाद का 
औद्योगिक क्षेत्र । 


49 


श्रम निरीक्षक , सर्कल-II , फरीदाबाद 


50 


श्रम निरीक्षक , सर्कल-11 फरीदाबाद । 


फरीदाबाद जिले का सैक्टर -24 तथा फरीदाबाद जिले की 
पलवल तहसील । 
दिल्ली सीमा क्षेत्र से होले - डे -- इन तथा मथुरा रोड , फरीदाबाद 
के बाई ओर 


51 


श्रम निरीक्षक , सर्कल फरीदाबाद । 


52 


श्रम निरीक्षक , बल्लबगढ़ , सर्कल फरीदाबाद 


फरीदाबाद जिले के फरीदाबाद सैन्यूह के सैक्टर 1 से 10 22, 23 , 
25 तथा 26 तथा गडोर टूल्ज़ ( इण्डिया ) लि ० से बल्लबगढ़ की 
ओर से बल्लबगढ़ से अंतिम चुंगी तक मथुरा रोड के दोनों ओर स्थि 
क्षेत्र ।कुरुक्षेत्र जिले को कैथल , पेहवा तथा गुहला तहसीलें 


53 


श्रम निरीक्षक, कैथल 


54 


श्रमनिरीक्षक , कुरुक्षेत्र । 


कुरुक्षेत्र , जिला कैथल , पेहवा तथा गुहला तहसील को छोड़ कर । 


.. 


के ० जी ० वर्मा, 


पायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


LABOUR DEPARTMENT 

Order 


- 


The 6th July , 1983 
No. ID YMN /201-83/ 32060.--Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that an 
industrial dispute exist between the workmen and the management of Municipality , Jagadhri 
regarding the matter hereinafter appearing ; 

And whereas the Governor of Haryana wnsiden it desirable to refer the dispute for adjudica 
tion : 

Now, therefore, . in exercise of the powers conferred by clause ( d) of sub -section (i) of section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 , the Governor 

1947 , the Governor . of Haryana hereby refers to the - 
Industrial Tribunal, H.ryana , Faridabad , constituted under section 7.A of the said Act , 

matters specified below being either matters in dispute or matters relevant to or 
with the dispute as between the said management and the workman for adjudication : 

1. Whether the regular workers employed against permanent acancies should be management 

myde and permanent confirmed ? If not , with what details. ? 
2. Whether the daily wages workers who have completed one year regular continuous 
service should be made permanent ? If so , with what details ? 

K.G. VERMA, 
Commissioner & Secretary to Government , Haryana , 

Labour & Employment Department. 


tho 


